पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108 - भोपाल -09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. 


. 


सत्यमेव जय 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 75 ] 


भोपाल , गुरुवार , दिनांक 14 जनवरी 2010 – पौष 24, शक 1931 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2010 


*::. 


फा . क्र . - 17 ( ई ) - 133 - 09 - इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009 - 10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 
2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त 
करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. जे. खान , सचिव . 


जिला- रतलाम 


क्रमांक 
( 1 ) 


जोनल अधिकारी का नाम , पद एवं विभाग का नाम 

( 2 ) 


4 


श्री के . एन. जोशी, उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, रतलाम 
श्री जे. पी . सिंह, उप पशु चिकित्सा अधिकारी, रतलाम 
श्री रामेश्वर गोड, प्रबंधक , ग्राम उद्योग, जिला पंचायत , रतलाम 
श्री प्रकाश इन्दोरे, सहायक प्रबंधक, जिला एवं व्यापार केन्द्र , रतलाम 
श्री एस. पी . एस. कश्यप, सहायक प्रबंधक , जिला एवं व्यापार केन्द्र, रतलाम 
श्री एस . वाय खान , सहायक प्रबंधक , जिला एवं व्यापार केन्द्र रतलाम 
श्री शिवेन्द्र सोलंकी, मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , रतलाम 
श्री नीरज आनंद निखार, सहायक संचालक , नगर एवं ग्राम निवेश , रतलाम 
श्री एम. के. चौधरी, सहायक प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र 
श्री एम. एस. डावर, उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रतलाम 
श्री व्ही . के . जैन, सी . ई. ओ., अन्याव्यासाई, रतलाम 


7 


10 
11 


149 


150 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2010 


( 2 ) 


12 श्री जे. पी . दुबे, एस . डी . ओ., ग्रामीण यांत्रिकी सेवा , रतलाम 

__ श्री आर. के. शर्मा, उपयंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग, रतलाम 
14 श्री अविनाश परिहार , उप संचालक , कृषि, रतलाम 
15 श्री बी . के. धवन, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, रतलाम 
16 श्री के . एल. धनोतिया, उपयंत्री, सेतु निगम, रतलाम 


M. 


विकासखण्ड पिपलोदा 


1 श्री कमल ग्वाल , एस . डी . ओ., जलसंसाधन रतलाम 
2 . श्री ए. एल. मण्डलोई, प्रबंधक, म. प्र. एग्रो, रतलाम 
3 डॉ . अमृत लाल शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी, रतलाम 
4 श्री डी . आर. माहोर, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, जावरा 
5 श्री दिनेश फरक्या, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रतलाम 

6 श्री आनंद मिश्रा, सहायक आयुक्त , आदिवासी विकास, रतलाम 
- 7 श्री सबलसिंह भदौरिया, सहायक संचालक , उद्यानिकी, जिला रतलाम 

8 श्री ए. आर. मईडा, सहायक संचालक, कृषि, रतलाम 
9 श्री बहादुर खान , प्रबंधक, म. प्र. ग्रामीण सड़क योजना रतलाम 
10 श्री डी . सी . महाजन, फोरेस्ट रैंजर , वन अनुसंधान, रतलाम 
11 श्री एस . पी . एस. पवार, उपयंत्री, जल संसाधन , रतलाम 
12 श्री एन. के . जोशी, उप यंत्री, पी. एच. ई. 


विकासखण्ड जावरा 


श्री जी. एल. आर्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जावरा 
2 श्री राजेन्द्र सोनगरा, अनुविभागीय अधिकारी , लो. नि . वि ., जावरा 
3 श्री प्रदीप मालवीय, एफ . एस., म. प्र. बीज निगम, जावरा 
4 . श्री आर. सी. कटलाना , सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, जावरा 
5 श्री सतीश गंगराडे, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, जावरा 
6 श्री जी . बी . वामनकर , प्राचार्य पोलीटेकनिक कालेज , जावरा 

श्री हरीश कुमावत अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग . . .. ... 

श्री आर. एल. कारपेन्टर , प्राचार्य, आदर्श उ. मा . वि. जावरा 
9 श्री आर. पी . शर्मा, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जावरा 

श्री एस. के . प्यासी, प्राचार्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, जावरा 
11 श्री व्ही. के . सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी , जावरा 
12 श्री आर. सी . आशुदानी, सहायक वाण्जिय कर अधिकारी , रतलाम 
13 श्री विजय नगर , सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, रतलाम 
14 श्री एम. मजावदिया , वाणिज्य कर अधिकारी, रतलाम 
15. श्री एस. एस. बघेल , सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, रतलाम 
16 श्री पी . के . भट्ट, उपयंत्री, हाउसिंग बोर्ड , रतलाम 
17 श्री ए. के. वर्मा, सहायक वन संरक्षक, वन अनुसंधान वृत, रतलाम 
18 . श्री पूनम डावर, वन क्षेत्रपाल वन अनुसंधान, वृत , रतलाम . 

. श्री के . एन. कुमावत , उपयंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकी वि ., रतलाम 
20 श्री के . के . रायकवार , सचिव, कृषि उपज मंडी, जावरा 
21 श्री एम. डी . बैरागी, प्राचार्य, संकुल केन्द्र , क. उ. मा . वि ., जावरा 


.." 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2010 


150 (1 ) 


( 2 ) 


द्वितीय चरण दिनांक 21 - 01 - 2010 

विकासखण्ड, आलोट 


1 श्री एम. एस. चौहान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , आलोट 
2 श्री यू. के . मसूरी, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग , आलोट 

श्री डी . के. शर्मा, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, आलोट 
4 श्री शकील अहमद , अंसारी अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रतलाम 
5 श्री एम . सगर, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग 
6 श्री बी. एल. कदम , उपयंत्री , जल संसाधन विभाग 
7 श्री बी. एल. चान्दे, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, रतलाम 
8 श्री बी . एस. राणा, सी . डी . पी. ओ., रतलाम 
. 9 श्री के . एल . टांक , उपयंत्री, जल संसाधन विभाग 
10 श्री गिरीश पुरोहित, उपयंत्री , जल संसाधन विभाग 
11 - श्री सुनील उदिया, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वा. यां . विभाग 

12 श्री के. एल. वर्मा, नाप तोल अधिकारी, रतलाम 
. 13 श्री प्रदीप जोशी, महाप्रबंधक , सी. सी . बी., रतलाम 

14 श्री प्रहलाद दुबे , म. प्र. हाउसिंग बोर्ड 
__ 15 श्री के . के . भण्डारी , उप यंत्री, पी . एच. ई.. 

16 श्री के. सी . राठोर , उप यंत्री, पी . एच. ई., रतलाम 
17 श्री पी . के. गोगादे, उप यंत्री, पी. एच. ई., रतलाम 


तृतीय चरण दिनांक 24 - 01 - 2010 

विकासखण्ड, सैलाना 


1 . श्री दिनेश शर्मा, परियोजना अधिकारी, महिला, बाल विकास अधिकारी, रतलाम 
2 श्री गोविन्द गोयल , परियोजना प्रशासक, आदिम जाति कल्याण विभाग, सैलाना 
3 . श्री दशरथ मीणा कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, रतलाम 

श्री बी . एल. बिन्दोरिया, उप यंत्री, पी . एच. ई. 
श्री एस. एम . वर्मा, उप यंत्री, जल संसाधन, रतलाम 

श्री जे. पी . कटारे, जिला शिक्षा अधिकारी , रतलाम 
___ श्री एस. सी . जैन, उप यंत्री, जल संसाधन, रतलाम 

श्री एस. के. मिश्रा, उप यंत्री, जल संसाधन , रतलाम 
9 श्री जेड ए, खान , उप यंत्री, जल संसाधन, रतलाम 
10 श्री क्यू . ए. खान, उप यंत्री, जल संसाधन , रतलाम 
11 श्री डी . पी. कुमरे , उप यंत्री, सेतु निगम, रतलाम 

श्री बी. एल. कतीजा, उप यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 
13 श्री अशोक पांडे, उप यंत्री, जल संसाधन, रतलाम 


150 (2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2010 


-- 


- 


- 


- 


... 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


विकासखण्ड , बाजना 


- 1 श्री ए. एस. तोमर , जिला पंजीयक , रतलाम 

श्री सबलसिंह भदौरिया , सहायक संचालक, उद्यानिकी, जिला रतलाम 
3 श्री अरविन्द पुरोहित समयन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, रतलाम 

श्री टी . सी . मेहरा , परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रतलाम 
5 श्री जी. एस. वमाने, उप संचालक , पशु चिकित्सा सेवा, रतलाम 

श्री एस. सी . व्यास, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रतलाम . 
7 श्री जे. के . जैन , कार्यपालन यंत्री, हाउसिंग वार्ड विभाग, रतलाम 

श्री शिवसिंह मण्डलोई , श्रम पदाधिकारी, रतलाम . 
9 श्री डी. एस. चौहान, उप वन मंडलाधिकारी, रतलाम 
10 श्री आनंद मिश्रा, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रतलाम 
11 श्री पी . के गरु महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना रतलाम 
12 श्री आर. एस. तोमर महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना रतलाम 
13 श्री अजीत सिंह राठोर , सहायक संचालक, कृषि, रतलाम 
14 श्री दिलीप सूर्यवंशी, खनिज अधिकारी, रतलाम 
15. श्री आर . के. रोजडे, सहायक यंत्री, जल संसाधन , रतलाम 
16 . श्री राजेश गुप्ता, महिला, बाल विकास अधिकारी, रतलाम 

श्री आर. के . श्रीवास्तव , अनुविभागीय अधिकारी, धोलावढ़ जलाशय, रतलाम 
18 श्री प्रदीप काछवा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग, रतलाम 

श्री ए. के . श्रीवास्तव , जिला रोजगार अधिकारी, रतलाम 
20 श्री जयन्तीलाल जैन , सहा. आयुक्त, सहकारिता विभाग , रतलाम 
21 श्री एस. सी . साखी, उप यंत्री, जल संसाधन, रतलाम . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010 . 


